रोजस्ट्री सं . 1 . ( ग . एन .) - 13 


REGISTERED NO . D . ( D . N.) - TS 


सत्यमेव जयते 


i 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- -- -- 


सं . 20 ] 
No . 20 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, जुन 2 , 1984/ज्येष्ठ 12, 1006 
NEW DELHI , SATURDAY, JUNE 2 , 1984/ JYAISTHA 12, 1906 


- - - 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वो जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separato peging bu even to this part in order that it may be filed as a separate compllation 

== - - - -- - 
भाग हड : उप - खण्ड (ii ) 

PART II - Section 3 - Sub - section ( H) 
( सघ राज्य क्षेत्रा प्रशासनों को छोड़कर ) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आवेश और अधिसूचनाएं 
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of 

Union Territories ) 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


New Delhi, the 7th May , 1984 


ORDER 


भारत निर्वाचन मायोग 
नई दिल्ली , 7 मई, 1984 

आदेश 
आ० अ० 65 -~-निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
सन 1983 में बिहार विधान सभा के लिए 25 2-गुमा निर्वाचन क्षेत्र से 
हुए उप-निर्वाचन में एक अभ्यर्षी श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम महम्मदपुर, पो० 
मूसेपुर, पाना खिजेमरीय, जिला गया (बिहार ), लोक प्रतिनिधित्व अधि 
नियम , 1951 और उसके अधीन बमाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्यया का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और, उक्त अभ्यर्थी ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी 
उक्त असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तमा 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायाचित्य नहीं है , 

अत:, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनु मरण मे निर्वाचन 
आयोग घोषणा करता है कि उक्त श्री महेन्द्र सिह को संसद के किसी 
मदन के या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के 
सवस्य चुने जाने या हाने के लिए इम आदश की तारीख से 3 वर्ष को 
कालावधि के लिए, निरहं किया जाता है । 


O . N. 65. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shii Mahendra Singh Village Mahmadpur, P . O . 
Musepur . Thana KAzersarai, District Gaya ( Bihar ) , a con 
testing candidate at the byc -election to the Bihar Legislativo 
Assembly , 1983 held from 252 - Gurua constituency bas failed 
to lodge an account of his election oxpenses at all as required 
by the Representation of the People Act, 1951 and the 
Rules made thereunder ; 


And , whereas, the said condidate has not furnished any 
reason or explanation for the said failure even after duo 
notice and the Election Commission is satisfied that he has 
ho good reason Os jurification for the failure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the sakd 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Mahendra Singh to be disqualijic for being chosen as, and 
for being a member of cither . House of the Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of throc years from the date of thiy order. 


[ No . BR- LA / 252 / 84 ( Byo)] 


[ म० बिहार-विम / 252/ 84 ( उप ) ] 

आदेश से , 
श्रीराम मेठी, अवर सचिष । 


By order, 
S. R . SETHI , Under Secy. 


217GI / 84 


(135) 


136 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 2, 1984 /JYAISTHA 12, 1906 


[ PART II - SEC .3(iii)] 


New Delhi, the 7th May, 1984 


ORDER 


O . N . 66. . - Whereas the Election Commmssion is satisfied 
that Shri Ram Swaroop, Village and Post Office Gangiyasar , 
District Jhunjhunu (Rajascho) , a contesting candidato at 
tho byo -olection to the Rajasthan Legislative Assembly held 
in December 1983 from 29 Mandawa assembly constituency 
has failed to lodge an Account of his election expenses as 
required by the Representation of the People Act, 1951 , 
and the Rules made thereunder; 


मई दिल्ली , 7 मई, 1984 

आदेश 
मा० अ० 66 :-निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
दिसम्बर, 1983 को हुए राजस्थान विधान सभा के उप-निर्वाचन के लिए 
29-मंडाषा सभा निर्वाचन- क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राम 
पम्प, ग्राम व पोस्ट आफिस गोगियासर, जिला मुनमुन ( राजस्थान ) 
मोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा नघोन बनाए गए नियमों 
पारा मपेक्षित अपना निर्वाचन स्पयों का कोई भी मेवा वाखिल करने में 
मसफल हैं ; 

और , उक्त अभ्यर्थी ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , अपनी 
इस असफलता के लिए कोई कारण अपदा स्पष्टीकरण नहीं दिया है , 
और निर्वाचन मायोग का समाधान हो गया है कि उसके पाम उक्त 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा न्यायोपित नही है। 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग उक्त श्री राम स्वरूप को संसष के किसी भी सदन के या किमी 

ज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और 
होने के लिए इस आवेश की तारीख से नीन वर्ष की कालावधि के लिए 
निरहित घोषित करता है । 

[ स . राज०-वि०स०/ 29/ 83 ( उप . ) ] 

आदेश से , 
धर्मवीर, अवर सभिष , 
भारत निर्वाचन आयोग । 


And whereas the said candidate has not furnished any 
TOASON OT explanation for the said failure even after due 
notice , the Election Commission is gatisfied that he bar DO 
good reason or justification for the said failuro ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Aot , the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ram Swaroop to be disqualified for being chosen as, and 
for being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislativo Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years froin the date of this Order. 


[ No. RJ -I. A / 29183 - Byel 

___ By order, 
DHARAMVIR . Under Secy . 
Election Commission of India . 


ram 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI - 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054, 1944 


